रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 2540 ] 
No. 2540 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 11062022-236492 

- 


CG - DL - E - 11062022-236492 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 10 , 2022 / ज्येष्ठ 20 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 10 , 2022 / JYAISTHA 20 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जून , 2022 

का.आ. 2667 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 776 , दिनांक 17 फ़रवरी 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में रा . रा . मार्ग 
सं . 943 पवई - जसो - सलेहा - नागोद मार्ग ( किमी . 0.00 से 66.30 तक ) के भूखण्ड प्रस्तावित किमी . 42 + 90 से 
प्रस्तावित किमी . 66 + 32 पटना तमोली एवं जसों बाईपास ( अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी तहसील - नागोद 
जिला सतना ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 
; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " १५ मार्च 
२०२२ " और " १६ मार्च २०२२ " को " स्टार समाचार सतना " और " दैनिक भास्कर सतना दोनों में प्रकाशित किया 
गया था ; 


और किसी भी प्रकार से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

3925 GI / 2022 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


अनुसूची 

मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में रा . रा . मार्ग सं . 943 पवई - जसो - सलेहा - नागोद मार्ग 

( किमी . 0.00 से 66.30 तक ) के भूखण्ड प्रस्तावित किमी . 42 + 90 से प्रस्तावित किमी . 66 + 32 पटना तमोली एवं जसों 
बाईपास ( अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी तहसील - नागोद जिला सतना ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली 
संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


2 

तालुक का नाम : नागोद 

गांव का नाम : रैकरी 


12 


13 


54 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


55 


56 


57 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


4 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


जिले का नाम : सतना 

भूमि का 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.04 


0.17 


0.4 


0.1 


0.12 


1.1 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


शिवपालसिंह पिता सुखलाल 
चंन्द्रपालसिंह पि . सुखलालसिंह महेन्द्रसिंह 
पि . सुखलालसिंह सुरेन्द्रसिंह पि . 
सुखलालसिंह 

( 12 ) 


शिवपालसिंह पिता सुखलालसिंह 
चंन्द्रपालसिंह पि . सुखलालसिंह महेन्द्रसिंह 
पि . सुखलालसिंह सुरेन्द्रसिंह पि . 
सुखलालसिंह 

( 13/1/1 , 13/1/2 , 13/1/3 , 13/1/4 ) 


राजाबेटी बेवा हनुमानसिंह जयभानसिंह 
पि . हनुमानसिंह द्रोपति बेवा सोभनाथसिंह 
नीरजसिंह राहुलसिंह वंदनासिंह 
कवितासिंह पि . सोभानाथसिंह 


| ( ) 

राजाबेटी बेवा हनुमानसिंह जयभानसिंह 
पि.हनुमानसिंह 


( 55/1 ) 

नीरजसिंह पि . सोभनाथसिंह अतुलसिंह 
पि . जयरामसिंह 
( 56/1 , 56/2 ) 


बाला पि . सिपहिया रूक्की पि . सिपहिया 
कुशमा पि . सिपहिया शान्ती उर्फ बतासा 
पि . सिपहिया श्यामलाल पि . जगरूप 
काक्षी दयालु पि . जगरूप रजजू पि . 
जगरूप सौखीलाल पि . जगरूप भरोषा 
पि . जगरूप फुलकुमारी बेवा सुदामा वसंता 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


13 


14 


63 


15 


64 


65 


12 8 


7 


77 


( 
) 


93 


निजी 


1038 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 

गांव का नाम : रिछुल 

निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.01 


0.7 


0.1 


0.25 


0.05 


0.4 


0.4 


0.01 


0.415 


संतू रमेश पि . सुदामा माया बेवा जागेश्वर 
धीरू अनिल राधा पूजा पि . जागेश्वर 
बाबुलाल पि . रामकृपाल 

( 57/1 57/2/1 57/2/3 57/2/4 57/2/5 
57/2/6 57/2/7 57/3/3 ) 


मंगलसिंह पि . कटटूसिंह रूपसिंह पि . 
मंगलसिंह दीपसिंह पि मंगलसिंह 
( 63/1 63/2 63/3 ) 


मंगलसिंह पि . कटटूसिंह रूपसिंह पि . 
मंगलसिंह दीपसिंह पि मंगलसिंह 
( 64/1 64/2 64/3 ) 


पुष्पराज पीता प्राणसिंह , राजेन्द्र सिंह , 
राजभानसिंह , नागेंद्र सिंह पीता 
रणदमनसिंह 

( 65/1 , 65/2 , 65/3 , 65/4 ) 

उजागर दास पि . पुरोषोत्मदास गुप्ता , 
साधना देवी पत्नी हनुमान प्रसाद , 
विद्यावती पिता रणमत सिंह , श्रीमती 
द्रोपति सिंह पत्नी शोभनाथ सिंह , 
महाराजसिंह पिता रणमतसिंह , श्रीमति 
द्रोपतिसिंह पत्नि शोभनाथसिंह 

( 7/1 , 7/2 , 7/3/1 , 7/3/2 , 7/4/1 , 
7/4/2 ) 


किशोरीलाल राजाराम बंशीलाल 

बिहारीलाल आनंदीलाल मीरा पि . 
सुन्दरलाल फुलझरिया झुलनी भगवनिया 
पि . शारदाप्रसाद 

( 77 ) 

शिवपालसिंह पिता सुखलाल 

( 8 ) 


तेजभानसिंह पि . व्रजभानसिंह 

हीरामनसिंह पि . व्रजभानसिंह नबलसिंह 
पि . ब्रजभानसिंह सुखराजसिंह 


इन्द्रभानसिंह पिता मुलायमसिंह 

पुष्पेन्द्रसिंह नावा . सर.मां . रामबाई वेवा 
मुलायमसिंह 

( 9/2/1 , 9/2/2 , 9/2/3 , 9/3 ) 


3 


बहोरी पि . झगडुवा तेली 
( 93/1 ) 


बकवा पिता भूरिया पुसउवा पिता 
हरपाली लोधी 

( 1038 ) 


4 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


1039 


1040 


1040 


1041 


1042 


1325 


1345/1 


1346 


1348 


1349 


1355/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


1345/4 निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


कुल 


0.02 


0.031 


0.009 


0.085 


0.1 


0.215 


0.34 


0.335 


0.055 


0.01 


0.485 


0.03 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

रामस्वरूप रामनिवास पिता बिज्जू बरई 
( 1039 ) 


5.98 


धोकिया नंदलाल लोदी 


मू . 

( 1040/1 ) 


जागेश्वर पिता चोखा नाई 

( 1040/2 ) 


रामस्वरूप रामनिवास पिता बिज्जू बरई 
( 1041 ) 


रामस्वरूप रामनिवास पिता बिज्जू बरई 
( 1042 ) 


आदित्य प्रताप सिंह पिता दीवान 
भानुप्रतातप सिंह 

( 1325 ) 


श्रीमती मीनाक्षी कुमारी पिता दीवान 

भानु प्रताप सिंह 

( 1345/1 ) 


गबड़ू पिता सिया चौरसिया 

( 1345/4 ) 


श्रीमती मीनाक्षी कुमारी पिता दीवान 

भानु प्रताप सिंह 

( 1346 ) 


नारायण पिता बलदेव 

( 1348 ) 


नारायण पिता बलदेव 

( 1349 ) 

दरवारी सीताराम पिता मारिया कुम्हार 
( 1355/1 ) 


[ फा . सं . CE - RO - BPL / 30010 / 03 / 2017-18 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th June , 2022 

S.O. 2667 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 776 ( E ) dated - 17 February 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation 
of NH No. 943 Pawai - Jaso – Saleha – Nagod Road { KM . 0 + 00 to KM . 66.32 } in the stretch of land from design 
KM 42 + 90 to KM 66 + 32 ( Sub - divisional officer revenue Officer Revenue Tehsil Nagod ) in the district of 

SATNA in the state of MADHYA PRADESH . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

5 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Star Samachar Stana " and 
" Dainik Bhaskar Satna " dated 15 March 2022 and 16 March 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said 
Act ; 


And whereas no anyone objections have been received ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : MADHYA PRADESH 


Sr. 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH No. 943 Pawai – Jaso - 
Saleha - Nagod Road ( KM . 0 + 00 to KM . 66.32 ) in the stretch of land from design KM 42 + 90 to KM 66 + 32 ( Sub 
divisional officer revenue Officer Revenue Tehsil - Nagod ) in the district of SATNA in the state of MADHYA 
PRADESH . 


6 


1 


12 


Taluk : Nagod 

Village : Raikari 


13 


54 


55 


56 


Survey 
Number 


57 


2 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Private 


Private 


3 


Nature of 
Land 


4 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


District : SATNA 


0.04 


0.17 


0.4 


Area in 
Hectare 


0.1 


0.12 


1.1 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


6 


Shivpal Singh Pita Sukhlal Chandrapal 
Singh P. Sukhlal Singh Mahendra Singh 
P. Sukhlal Singh Surendra Singh P. 
Sukhlal Singh 

121 , 12/2 , 12/3 , 12/4 


Shivpal Singh Pita Sukhlal Singh 
Chandrapal Singh P. Sukhlal Singh 
Mahendra Singh P. Sukhlal Singh 
Surendra Singh P. Sukhlal Singh 
13/1/1 , 13/1/2 , 13/1/3 , 13/1/4 


Rajabeti Bewa Hanuman Singh 
Jaibhansingh P. Hanuman Singh 
Draupathi Beva Sobhnath Singh Neeraj 
Singh Rahul Singh Vandana Singh 
Kavita Singh P. Sobhanath Singh 
54/1 , 54/3 


Rajabeti Bewa Hanuman Singh 
Jaibhansingh P. Hanuman Singh 
55/1 


Neeraj Singh P. Sobhnath Singh Atul 
Singh P. Jairam Singh 
56/1 , 56/2 

Bala P. Sephiya Rookie P. Siphiya 


6 


7 


8 


10 


11 


12 


13 


63 


15 


64 


65 


7 


77 


8 


9 


14 93 


Village : Richhul 


1038 


16 1039 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


0.01 


0.7 


0.1 


0.25 


0.05 


0.4 


0.4 


0.01 


0.415 


0.02 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Kushma P. Siphiya Shanti urf Batasa P. 
Siphiya Shyamlal P. Jagroop Kakshi 
dayalu p . Jagroop Rajju P. Jagroop 
Saukhilal P.Jagroop Bharosha P. 
Jagroop Phulkumari Bewa Sudama 
Vasanta Santu Ramesh P. Sudama 
Maya Bewa Jageshwar Dhiru Anil 
Radha Pooja P.Jageshwar Babulal P. 
Ramkripal 


57/1 57/2/1 57/2/3 57/2/4 57/2/5 57/2/6 
57/2/7 57/3/3 


Mangal Singh P. kattusingh Roop Singh 
P. Mangal Singh Deepsingh P 

Mangalsingh 

63/1 63/2 63/3 


Mangal Singh P. kattusingh Roop Singh 
P. Mangal Singh Deepsingh P 
Mangalsingh 
64/1 64/2 64/3 


Pushpraj pita pransingh , Rajendra 
singh , Rajbhansingh , Nagendra singh 
pita Randamansingh 

65/1 , 65/2 , 65/3 , 65/4 


Ujagar Das P. Puroshottamdas Gupta , 
Sadhana Devi Patni Hanuman Prasad 
Vidyavati Pita Ranmat Singh Mrs. 
Dropati Singh Patni Shobhnath Singh 
Maharaj Singh Pita Ranmat Singh Mrs. 
Dropati Singh Patni Shobnath Singh 
7/1 , 7/2 , 7/3/1 , 7/3/2 , 7/4/1 , 7/4/2 


Kishorilal Rajaram Banshilal Biharilal 
Anandilal Meera P. Sundarlal Fuljharia 
Jhulni Bhagwaniya P. Sharda prasad 
77 


Shivpal Singh Pita Sukhlal 

8 


Tejbhan Singh P. vrajbhansingh 
Hiraman Singh P. vrajbhansingh Nabal 
Singh P. brajbhansingh Sukhraj Singh 
Indrabhansingh Pita Mulayam Singh 
Pushpendra Singh Nava.Sir.Maa . 
Rambai Vewa Mulayam Singh 
9/2/1 , 9/2/2 , 9/2/3 , 9/3 


Bahori pita jagduwa teli 

93/1 


Bukwah pita Bhuria Pusuwa pita 
Harpali Lodhi 

1038 


Ramswaroop Ramniwas pita Bijju Barai 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


1040 


1040 


1041 


1042 


1325 


1345/1 


1345/4 


1346 


1348 


1349 


1355/1 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


Irrigeted 


TOTAL 


0.031 


0.009 


0.085 


0.1 


0.215 


0.34 


0.335 


0.055 


0.01 


0.485 


0.03 


5.98 


1039 


Moo . dhokiya Wave Nandlal Lodhi 
1040/1 


Jageshwar pita Chokha nai 
1040/2 


Ramswaroop Ramniwas pita Bijju Barai 
1041 


Ramswaroop Ramniwas pita Bijju Barai 
1042 


Aditya Pratap Singh pita Dewan 
Bhanupratap Singh 

1325 


Smt . Meenakshi Kumari pita Dewan 
Bhanu Pratap Singh 

1345/1 


Gadu pita siya chaurasia 
1345/4 


Smt . Meenakshi Kumari pita Dewan 
Bhanu Pratap Singh 

1346 


Narayan pita Baldev 
1348 


Narayan pita Baldev 
1349 


7 


Darwari Sitaram pita Maria Kumhar 
1355/1 


[ F. No. CE - RO - BPL / 30010 / 03 / 2017-18 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SURENDER 

MAHADASAM 


Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 


Date : 2022.06.11 11:51:13 + 05'30 ' 


